शासन 


छत्तीसगन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013-2015. ” 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ 
गजट | 38 सि . से . भिलाई, दिनांक 
30-05-2001 " 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 849 ] 


रायपुर, मंगलवार , दिनांक 17 दिसम्बर 2019 


अग्रहायण 26 , शक 1941 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर 

अटल नगर, दिनांक 13 दिसम्बर 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 9-47/ 2018/ 1/ 5.- छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी संधारण निधि को विनियमित करने के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, 
अर्थात् : 


नियम 


1 . 


संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :- ( 1) ये नियम छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी संधारण निधि नियम, 2019 कहलायेंगे . 


(2 ) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे. 


2 . 


परिभाषाएं :- इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , 


( क ) 


"प्रशासन अकादमी " से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी वित्तीय प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान निमोरा, रायपुर , 


" महानिदेशक ” से अभिप्रेत है प्रशासन अकादमी के महानिदेशक ; 


( ग) 


" संचालक " से अभिप्रेत है प्रशासन अकादमी के संचालक ; 


( घ ) 


"कार्यालय प्रमुख ” से अभिप्रेत है प्रशासन अकादमी के ऐसे अधिकारी, जिसे कार्यालय प्रमुख घोषित किया गया हो ; 


( ङ ) 


आहरण एवं संवितरण अधिकारी ” से अभिप्रेत है प्रशासन अकादमी के ऐसे अधिकारी, जिसे आहरण एवं संवितरण अधिकारी 
घोषित किया गया हो ; 


( च ) 


" बोर्ड ऑफ गवर्नर्स " से अभिप्रेत है प्रशासन अकादमी के शासक मण्डल ( बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ) 


1697 


1698 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2019 


( छ ) 


“ संधारण निधि " से अभिप्रेत है इन नियमों में विहित नियम 3 में उल्लिखित निधि; 


“ संधारण खाते ” से अभिप्रेत है अकादमी को रख -रखाव एवं संधारण मद में प्राप्त राशि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये खाते; 


( झ ) 


“बैंक ” से अभिप्रेत है ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंक, जहां प्रशासन अकादमी का खाता संधारित किया जायेगा . 


3. 


संधारण निधि :- (1 ) प्रशासन अकादमी की संधारण निधि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी 


( क ) 


. 


भारत सरकार, राज्य शासन के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय 
संस्थाओं से प्रशिक्षण, कार्यशाला, सम्मेलन, अनुसंधान तथा परियोजना के लिए प्रशासन अकादमी को प्राप्त राशि; 


( ख ) 


प्रशासन अकादमी को भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के फलस्वरूप शासकीय अथवा अशासकीय संस्थाओं, व्यक्तियों 
से प्राप्त रख -रखाव एवं संधारण मद की राशि ; 


( ग ) 


निधि के बैंक खाते पर प्राप्त ब्याज की राशि; 


( घ ) 


अकादमी को किसी अन्य स्रोत से प्राप्त राशि ; 


( 2 ) 


प्रशासन अकादमी को राज्य शासन से वार्षिक बजट के माध्यम से प्राप्त राशि संधारण निधि का हिस्सा नहीं होगी. 


स्पष्टीकरण :- प्रशासन अकादमी द्वारा लिये जाने वाले प्रशिक्षण शुल्क तथा भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के फलस्वरूप ली जाने वाली रख 
रखाव एवं संधारण मद की दरों का निर्धारण बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा किया जाएगा. 


4 . 


संधारण निधि का खाता :- अकादमी की संधारण निधि को संचालक , प्रशासन अकादमी के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गयेबैंक खाते में 
रखा जाएगा . 


5 . 


संधारण निधि का उपयोग :- प्रशासन अकादमी में अधोसंरचना के विकास , रखरखाव, संधारण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आवश्यक 
उपकरण , सामग्रियों के क्रय एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित अन्य अत्यावश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए किया जा सकेगा. 


6 . 


संधारण निधि से व्यय की स्वीकृति :- (1) व्यय की स्वीकृति हेतु प्रशासन अकादमी के संचालक / महानिदेशक वित्तीय अधिकारों के 
प्रत्यायोजन की सीमा तक अधिकृत होंगे. 


( 2 ) 


संचालक / महानिदेशक को प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों से अधिक की स्वीकृति बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अनुमोदन से दी जा सकेगी. 


7. 


संधारण निधि का लेखा परीक्षण : - (1 ) प्रशासन अकादमी द्वारा संधारण निधि का पृथक लेखा रखा जाएगा तथा इसका वार्षिक ऑडिट 
छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा से करायाजाएगा. 


( 2 ) 


संधारण निधि का वार्षिक लेखा एवं ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के समक्ष आगामी वर्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत किया 
जायेगा. 


8 . 


विविध :- (1) यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता हो, तो उसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को निर्दिष्ट किया जायेगा ,जिस पर 
उसकानिर्णय अंतिम होगा . 


( 2 ) 


इन नियमों में परिवर्तन , बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अनुमति से किया जा सकेगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

रीता शांडिल्य, सचिव . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. 


